निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 पौष 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 38 ) पटना , वृहस्पतिवार , 18 जनवरी 2018 


सं० APC/ Cell - 170 / 2017 - 234 / कृ० 

कृषि विभाग 


संकल्प 

17 जनवरी 2018 
बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए कृषि रोड मैप 2017 - 2022 का कार्यान्वयन किया जा रहा है । कृषि 
रोड मैप कार्यक्रमों की समीक्षा निम्न प्रकार से की जायेगी, 

कृषि रोड मैप में शामिल विभागों के प्रधान सचिव / सचिव के द्वारा अपने विभाग से संबंधित 

कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा की जायेगी । 
2 . कृषि उत्पादन आयुक्त के द्वारा प्रत्येक तीन माह पर संबंधित विभागों के साथ समीक्षा की जायेगी । 
3. कृषि रोड मैप की समीक्षा बिहार विकास मिशन के स्तर पर आवश्यकतानुसार की जायेगी । 


- 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सुधीर कुमार , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 38 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


